रजिस्ट्री सं. जी -3 / डी एल ( एन ) 04 / 0009 / 2003-05 


भारत सरकार 

REGD. No. G - 3 / DL ( N) -04 /0009/ 2003-05 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली राजपन्न 

Delhi Gazette 


साध जयने 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


साप्ताहिक 


WEEKLY 


सं . 


4 ] 


दिल्ली, मार्च 24 -मार्च 30 , 2017 , बृहस्पतिवार / चैत्र 3 - चैत्र 9, 1939 [ रा.रा.रा.क्षे.दि.438,440,441 ] 
DELHI, MARCH 24 — MARCH 30 , 2017 , THURSDAY/CHAITRA 3— CHAITRA 9 , 1939 [ N.C.T.D. 438,440,441 ] 


No. 4 ] 


भाग-II - I 
PART -II - I 


न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन 

आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन 
Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters , reproduction of High Court Notifications and 
Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications. 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली 

अधिसूचनाएं 

दिल्ली, 25 अक्तूबर , 2016 
सं . 604 / स्थापना / ई -1 / डी.एच.सी.- माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित 
नियुक्तियां सहर्ष करती हैं : 
अधिकारी का नाम व पद जिस पर नियुक्ति 

टिप्पणी 
सं . धारित पद 

की गयी 
1 . 

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में अस्थायी दिनांक 25.10.2016 से आगामी आदेशों तक संयुक्त 
उप निबंधक 

संयुक्त निबंधक ( सातवें वेतन आयोग के निबंधक के एक नव -निर्मित पद के प्रति । 

अनुसार ) 
2 . श्री अरुण किशोर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में अस्थायी दिनांक 25.10.2016 से आगामी आदेशों तक संयुक्त 

संयुक्त निबंधक (सातवें वेतन आयोग के निबंधक के एक नव-निर्मित पद के प्रति । 
उप निबंधक 

अनुसार ) 
श्री नरेश चन्द गर्ग, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में अस्थायी दिनांक 25.10.2016 से आगामी आदेशों तक संयुक्त 
उप निबंधक 

संयुक्त निबंधक (सातवें वेतन आयोग के निबंधक के पद के प्रति जो श्री जी.आर. ग्रोवर , 
अनुसार ) 

तत्समय संयुक्त निबंधक के निबंधक के रूप में 
पदोन्नत होने के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुआ 

है । 


श्री ऋषि पाल , 


शर्मा, 


3 . 


1776 DG/ 2017 


( 203 ) 


204 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MARCH 30 , 2017 / CHAITRA 9 , 1939 


[PART II-I 


.. 


नोट : उपरोक्त नियुक्तियां (i) एस.एल.पी.(सिविल ) सं . 20362/2016 शीर्षक “ रविंदर पाहुजा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च 

न्यायालय व अन्य”, (ii ) एस.एल.पी.(सिविल ) सं . 19374/2016 शीर्षक “ के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च 
न्यायालय व अन्य”,(iii) एस.एल.पी.( सिविल ) सं . 14419-14421/2016 शीर्षक "दिनेश मनचन्दा व अन्य बनाम दिल्ली 
उच्च न्यायालय व अन्य ” तथा (iv ) रिट याचिका (सिविल ) सं. 8016/2016 शीर्षक " अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च 
न्यायालय व अन्य ” के परिणाम के अध्यधीन हैं तथा इस शर्त के भी अध्यधीन हैं कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के 
परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना पद अपने से ऊपर आसीन 
अधिकारी ( गण )/कर्मचारी (गण ) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे तथा यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे 
प्रत्यावर्तित हो जायेंगे । 

HIGH COURT OF DELHI : NEW DELHI 


NOTIFICATIONS 


Delhi, the 25th October , 2016 


१ 


No. 604/ Estt./ E- 1/ DHC.- Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointments onthe 
establishment ofthis Court: 


Name of the officer & Post held 


Post to which appointed 


Remarks 


Sr. 
No. 


1 . 


Mr. Rishi Pal , 
Deputy Registrar 


Temporary Joint Registrar in the With effect from 25.10.2016 till 
Level 14 of Pay Matrix ( as per 7th | further orders against one of the 
Pay Commission ) 

newly created posts of Joint 
Registrar . 


2 . Mr. Arun Kishore Sharma, 

Temporary Joint Registrar in the With effect from 25.10.2016 till 
Deputy Registrar 

Level 14 of Pay Matrix (as per 7th further orders against one of the 
Pay Commission ) 

newly created 

posts of Joint 

Registrar. 
3 . Mr. Naresh Chand Garg , 

Temporary Joint Registrar in the With effect from 25.10.2016 till 
Deputy Registrar 

Level 14 of Pay Matrix ( as per 7th | further orders against the post of 
Pay Commission ) 

Joint Registrar, 

which 

has 
become available 

con - sequent 
upon 

promotion of 
Mr. G.R.Garover, the then Joint 

Registrar as Registrar. 
NOTE : The above appointments are subject to outcome of (i) SLP (Civil ) No. 20362/2016 titled “ Ravinder Pahuja & Ors. 

Vs. High Court of Delhi & Ors. ", ( ii) SLP ( Civil ) No. 19374/2016 titled “ K.K.Sharma & Ors . Vs. High Court of 
Delhi & Ors.” , ( iii ) SLP (Civil) No. 14419-14421/2016 titled “ Dinesh Manchanda & Ors . Vs. High Court of Delhi 
& Ors.” and ( iv ) W.P. ( C ) No.8016 /2016 titled “ Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr.” as also 
subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions their seniority positition is 
depressed , they will be liable to yield their position to the officer(s )/ official(s) placed senior to them and in case no 
vacancy is available , they shall stand reverted . 


सं . 607/ स्थापना.ई/-2/ डी.एच.सी ..—माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियां 
सहर्ष करती हैं 


क्रम सं . 


1 . 


अधिकारी का नाम व धारित पद 
सुश्री आशा गनोत्रा, 
वरिष्ठ न्यायिक सहायक 


पद जिस पर नियुक्ति की गयी है 

टिप्पणी 
वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी | दिनांक 25.10.2016 से आगामी 
कोर्ट मास्टर ( सातवें वेतन आयोग के आदेशों तक 25 % वरिष्ठता कोटे के 
अनुसार ) 

अंतर्गत कोर्ट मास्टर के एक नव निर्मित 

पद के प्रति 
वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी | दिनांक 25.10.2016 से आगामी 
कोर्ट मास्टर (सातवें वेतन आयोग के आदेशों तक 25 % वरिष्ठता कोटे के 
अनुसार ) 

अंतर्गत कोर्ट मास्टर के एक नव निर्मित 
पद के प्रति 


2 . 


सुश्री परमिंदर कौर खुराना, 
वरिष्ठ न्यायिक सहायक 


PART II - I] 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MARCH 30 , 2017 / CHAITRA 9 , 1939 


205 


3 . 


4 . 


, 


5 . 


श्री जय सिंह बिष्ट , 

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी दिनांक 25.10.2016 से आगामी 
वरिष्ठ न्यायिक अनुवादक 

कोर्ट मास्टर (सातवें वेतन आयोग के आदेशों तक 25 % वरिष्ठता कोटे के 
अनुसार ) 

अंतर्गत कोर्ट मास्टर के एक नव निर्मित 

पद के प्रति 
श्री एन. 

.पी. मिश्रा , वरिष्ठ न्यायिक वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी दिनांक 25.10.2016 से आगामी 
सहायक 

प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक ) | आदेशों तक 25 % वरिष्ठता कोटे के 
( सातवें वेतन आयोग के अनुसार) अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी 

( न्यायिक ) के एक नव निर्मित पद के 

प्रति 
श्री के . आर . मणिकंदन , 

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी दिनांक 25.10.2016 से आगामी 
वरिष्ठ न्यायिक सहायक 

प्रशासनिक अधिकारी ( न्यायिक ) आदेशों तक 25 % वरिष्ठता कोटे के 
( सातवें वेतन आयोग के अनुसार ) 

अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी 
( न्यायिक ) के एक नव निर्मित पद के 

प्रति 
सुश्री मृदुला शर्मा, 

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी दिनांक 25.10.2016 से आगामी 
वरिष्ठ न्यायिक सहायक 

प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक ) | आदेशों तक 25 % वरिष्ठता कोटे के 
( सातवें वेतन आयोग के अनुसार) अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी 

( न्यायिक ) के एक रिक्त पद के पति जो 
सुश्री मंजू खन्ना, प्रशासनिक अधिकारी 
( न्यायिक) की सेवानिवृत्ति पर उपलब्ध 


6 . 


हुआ है । 


7 . 


श्री लोकपाल सिंह, 
वरिष्ठ न्यायिक सहायक 


वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी दिनांक 25.10.2016 से आगामी 
कोर्ट मास्टर ( सातवें वेतन आयोग के आदेशों तक 25 % वरिष्ठता कोटे के 
अनुसार ) 

अंतर्गत कोर्ट मास्टर के एक 
के प्रति जो श्री जगदीश लाल , कोर्ट 
मास्टर की सेवानिवृत्ति पर उपलब्ध 


रिक्त पद 


हुआ है । 


8 . 


.. 


श्री बिरेंदर सिंह , 

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी दिनांक 25.10.2016 से आगामी 
वरिष्ठ न्यायिक सहायक 

कोर्ट मास्टर ( सातवें वेतन आयोग के आदेशों तक 25 % वरिष्ठता कोटे के 
अनुसार) 

अंतर्गत कोर्ट मास्टर के एक रिक्त पद 
के प्रति जो सुश्री अंजना नागर , कोर्ट 
मास्टर की सहायक निबंधक के रूप में 

पदोन्नति पर उपलब्ध हुआ है । 
नोट : 1. उपरोक्त अधिकारियों की नियुक्ति प्रारंभ में उनकी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगी 
तथा परिवीक्षा अवधि की समाप्ति उनके स्वतः स्थायीकरण में परिणत नहीं होगी । 
2. उपरोक्त नियुक्तियां वरिष्ठ न्यायिक सहायक के 8 पदों को कल्पित आधार पर भरने हेतु होने वाली विशेष पुनरवलोकन 
विभागीय परीक्षा के परिणाम के अध्यधीन है जिसमें इस न्यायालय की रिट याचिका ( सिविल ) सं. 4077-84/2004 शीर्षक 
" अतुल कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय " के दिनांक 23.10.2009 एवं 01.06.2012 के निर्देशों तथा 
माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिनांक 24.03.2015 को विधिवत अनुमोदित कार्यान्वयन समिति की रिपोर्ट दिनांक 
19.03.2015 द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार केवल वे कर्मचारीगण उपस्थित हो सकते हैं जो 1988-2000 की अवधि के 
दौरान योग्य थे तथा आगे इस शर्त के अध्यधीन होंगी कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता 
स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी ( गण )/ कर्मचारी (गण ) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे 
एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे । 


206 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MARCH 30 , 2017 / CHAITRA 9 , 1939 


[PART II- I 


No. 607/Estt ./E -2/DHC . — Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointments on the 
Establishment of this Court : 


S. No. 


Post to which appointed 


Remarks 


1 . 


Name of the Official & 
Post held 
Ms. Asha Ganotra , 
Senior Judicial 
Assistant 


2 . 


Ms. Perminder Kaur 
Khurana, 
Senior Judicial 
Assistant 
Mr. Jai Singh Bisht , 
Senior Judicial 
Translator 


3 . 


Temporary Court Master in the Level 11 With effect from 25.10.2016 till further 
of Pay Matrix (as per 7th Pay orders against one of the newly created 
Commission ) 

posts of Court Master under 25 % seniority 
quota . 

With effect from 25.10.2016 till further 
Temporary Court Master in the Level 11 

orders against one of the newly created posts 
of Pay Matrix (as per 7th Pay 

of Court Master under 25 % seniority quota . 
Commission ) 
Temporary Court Master in the Level 11 With effect from 25.10.2016 till further 

orders against one of the newly created posts 
of Pay Matrix (as per 7th Pay 

of Court Master under 25 % seniority quota . 
Commission ) 
Temporary Administrative Officer 

With effect from 25.10.2016 till further 

orders against one of the newly created 
(Judicial) in the Level 11 of Pay Matrix 

posts of Administrative Officer (Judicial ) 
7th Pay Commission ) 

under 25 % seniority quota . 
Temporary Administrative Officer 

With effect from 25.10.2016 till further 

orders against one of the newly created 
(Judicial) in the Level 11 of Pay Matrix 

posts of Administrative Officer (Judicial) 
( as per 7th Pay Commission ) 

under 25 % seniority quota . 


4 . 


Mr. N. P. Mishra , 
Senior Judicial 
Assistant 


(as per 


5 . 


Mr. K.R. 
Manikandan , 
Senior Judicial 
Assistant 


6 . 


Ms. Mridula Sharma, 
Senior Judicial 
Assistant 


7 . 


Mr. Lokpal Singh , 
Senior Judicial 
Assistant 


Temporary Administrative Officer 

With effect from 25.10.2016 till further 
orders against the vacant 

post of 
(Judicial) in the Level 11 of Pay Matrix 

Administrative Officer (Judicial ) under 
(as per 7th Pay Commission ) 

25 % seniority quota which has become 
available on retirement of Ms. Manju 

Khanna , Administrative Officer (Judicial). 
Temporary Court Master in the level 11 With effect from 25.10.2016 till further 
of Pay Matrix (as per 7th Pay orders against the vacant post of Court 
Commission ) 

Master under 25 % seniority quota which has 
become available 

retirement of 

Mr. Jagdish Lal, Court Master. 
Temporary Court Master in the level 11 With effect from 25.10.2016 till further 
of Pay Matrix ( as per 7th Pay orders against the vacant post of Court 
Commission ) 

Master under 25 % seniority quota which has 
become available upon promotion of Ms. 
Anjana Nagar, Court Master as Assistant 
Registrar. 


on 


8 . 


Mr. Birender Singh , 
Senior Judicial 
Assistant 


NOTE : 1 . 


Appointment of above mentioned officers will be on probation initially for a period of one year from the date 
of his /her appointment and expiry of the period of probation shall not result in his/her automatic 
confirmation . 


The above appointments are subject to outcome of the special review departmental test to be held for filling up 
8 posts of Senior Judicial Assistant on notional basis in which the officials who were eligible during the period 
1988-2000 alone are to be permitted as per directions dated 23.10.2009 and 1.6.2012 of this Court in W.P.( C ) 
No. 4077-84 /2004 titled Atul Kumar Sharma & Ors vs. High Court of Delhi , and as recommended by the 
Implementation Committee vide report dated 19.03.2015 duly approved by Hon ble the Chief Justice on 
24.03.2015 , as also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions , 
his/her seniority position is depressed , he/she will be liable to yield his/her position to the officer(s)/official(s ) 
placed senior to him /her and in case no vacancy is available , he /she shall stand reverted . 


PART II- I] 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MARCH 30 , 2017 / CHAITRA 9 , 1939 


207 


दिल्ली, 26 अक्तूबर , 2016 


, 


सं . 610 / स्थापना/ई -1 / डी.एच.सी.- माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति 
सहर्ष करती हैं : 


क्र . 
सं . 
1 . 


अधिकारी का नाम व 

धारित पद 
श्री उमेश चन्द्र शर्मा, 


पद जिस पर नियुक्ति 

टिप्पणी 
की गयी 
वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में अस्थायी दिनांक 26.10.2016 से आगामी आदेशों तक 
संयुक्त निबंधक (सातवें वेतन आयोग संयुक्त निबंधक के पद के प्रति जो श्री प्रवीण कुमार 
के अनुसार) 

उप्पल , संयुक्त निबंधक के निबंधक के रूप में 
पदोन्नत होने 

उपलब्ध हुआ 


उप निबंधक 


, 


पर 


hco 


, 


नोट : उपरोक्त नियुक्ति (i) एस.एल.पी. (सिविल ) सं. 20362/2016 शीर्षक “ रविंदर पाहुजा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय 

व अन्य ”, (ii) एस.एल.पी. (सिविल ) सं . 19374/2016 शीर्षक “के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय व 
अन्य ”, (iii) एस.एल.पी. ( सिविल ) सं. 14419-14421/ 2016 शीर्षक “दिनेश मनचन्दा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च 
न्यायालय व अन्य” तथा (iv) रिट याचिका ( सिविल ) सं . 8016/2016 शीर्षक " अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च 
न्यायालय व अन्य” के परिणाम के अध्यधीन है तथा इस शर्त के भी अध्यधीन है कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के 
परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना पद अपने से ऊपर आसीन 
अधिकारी (गण)/ कर्मचारी (गण ) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे तथा यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे 
प्रत्यावर्तित हो जायेंगे। 


Delhi , the 26th October, 2016 
No. 610 / Estt./E - 1/DHC.- Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointments on the 


establishment of this Court: 


Name of the officer & Post held 


Post to which appointed 


Remarks 


Sr. 
No. 


1 . 


Mr. Umesh Chandra Sharma, 
Deputy Registrar 


Temporary Joint Registrar in the With effect from 26.10.2016 
Level 14 of Pay Matrix (as per 7th till further orders against the 
Pay Commission ) 

post of Joint Registrar which 
has become available upon 
promotion of Mr.Parveen 
Kumar Uppal, Joint Registrar 
as Registrar. 


NOTE : The above appointment is subject to outcome of (i) SLP ( Civil) No. 20362/2016 titled “ Ravinder Pahuja & Ors . 

Vs. High Court of Delhi & Ors. ", (ii) SLP ( Civil) No. 19374/2016 titled “ K.K.Sharma & Ors. Vs. High Court of 
Delhi & Ors. ", (iii ) SLP ( Civil) No. 14419-14421/ 2016 titled “ Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi 
& Ors.” and (iv ) W.P. (C ) No.8016 /2016 titled “ Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr.” as also 
subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions his seniority positition is 
depressed , he will be liable to yield their position to the officer (s)/ official(s) placed senior to him and in case no 
vacancy is available, he shall stand reverted . 


208 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MARCH 30 , 2017 / CHAITRA 9 , 1939 


[PART II- I 


सं . 611/ स्था ./ई-1/डी.एच.सी. - इस न्यायालय की अधिसूचना संख्या 605 / स्था ./ई-1/ डी.एच.सी . दिनांक 
25.10.2016 की निरंतरता में माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियाँ सहर्ष करती हैं : 
पदधारी का नाम एवं पद जिस पर नियुक्ति की गई 

टिप्पणियाँ 
धारित पद 


क्र.सं. 


है 


1 . 


2 . 


श्री सुरिंदर जीत सिंह , वेतन मैट्रिक्स के 13वें स्तर में दिनांक 26.10.2016 से आगामी आदेशों तक , 
स्थानापन्न उप निबंधक 

( सातवें वेतन आयोग के उप निबंधक के पद के प्रति , जो श्री नरेश चंद 
अनुसार ) अस्थाई उप गर्ग के उप निबंधक से संयुक्त निबंधक के पद 
निबंधक 

पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुआ 

है । 
श्री एस ..के.बनयाल , 

वेतन मैट्रिक्स के 13वें स्तर में दिनांक 26.10.2016 से आगामी आदेशों तक , 
सहायक निबंधक 

( सातवें वेतन आयोग के उप निबंधक के पद के प्रति , जो श्री उमेश चन्द्र 
अनुसार) स्थानापन्न उप शर्मा के उप निबंधक से संयुक्त निबंधक के पद 
निबंधक 

पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुआ 

है । 
नोट : 1. उपरोक्त नियुक्तियाँ (i) एस एल पी ( सिविल ) सं. 20362/2016 शीर्षक “ रविंदर पाहुजा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च 

न्यायालय व अन्य ”, (ii) एस एल पी (सिविल ) सं. 19374/2016 शीर्षक “ के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च 
न्यायालय व अन्य ”, (iii ) एस एल पी (सिविल ) सं . 14419-14421/ 2016 शीर्षक “दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम 
दिल्ली उच्च न्यायालय व अन्य ", तथा (iv) रिट याचिका ( सि .) सं . 8016/2016 शीर्षक " अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली 
उच्च न्यायालय व अन्य ” के परिणाम के अध्यधीन होंगी तथा इस शर्त के भी अध्यधीन होंगी कि उपरोक्त निर्णयों के 
क्रियान्वयन के फलस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना पद अपने से ऊपर आसीन 
अधिकारी( गण )/ कर्मचारी(गण ) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं कोई रिक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में वे 
प्रत्यावर्तित हो जायेंगे। 


, 


No. 611 / Estt./ E - 1 / DHC.- In continuation to this Court s Notification No. 605 / Estt./ E - 1 / DHC dated 25.10.2016, 


Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointments on the establishment of this Court : 
Sr. No. Name of the officer & Post held 

Post to which appointed 

Remarks 
1 . Mr. Surinder Jeet Singh , Officiating Temporary Deputy Registrar in the With effect from 26.10.2016 till 
Deputy Registrar 

Level 13 of Pay Matrix (as per 7th Pay further orders against the post 
Commission ) 

of Deputy Registrar which has 
become available upon 
promotion of Mr.Naresh Chand 
Garg , Deputy Registrar as Joint 

Registrar . 
2 . Mr. S.K.Banyal , 

Officiating Deputy Registrar in the With effect from 26.10.2016 till 
Assistant Registrar 

Level 13 of Pay Matrix (as per 

7th 

Pay further orders against the post 
Commission ) 

of Deputy Registrar which has 
become available upon 
promotion of Mr.Umesh 
Chandra Sharma, Deputy 
Registrar as Joint Registrar. 


NOTE : 1. The above appointments are subject to outcome of (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled “ Ravinder Pahuja & Ors. 

Vs. High Court of Delhi & Ors. ", (ii ) SLP ( Civil ) No. 19374/2016 titled “ K.K.Sharma & Ors. Vs. High Court of 
Delhi & Ors. ” , (iii) SLP ( Civil ) No. 14419-14421/2016 titled “ Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi 
& Ors." and (iv ) W.P. (C ) No.8016 / 2016 titled “ Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr.” as also 
subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions their seniority positition is 
depressed , they will be liable to yield their position to the officer(s )/ official(s) placed senior to them and in case no 
vacancy is available, they shall stand reverted. 


PART II - I] 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT . : MARCH 30 , 2017 / CHAITRA 9 , 1939 


209 


सं . 612/ स्था / ई-1/ डी.एच.सी.- इस न्यायालय की अधिसूचना सं.606 / स्था ./ई-1/डी.एच.सी. दिनांक 25.10.2016 की निरंतरता 
में , माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियां सहर्ष करते हैं : 


क्रम सं . 


अधिकारी का पद एवं धारित पद 


पद जिस पर नियुक्ति की गई 


टिप्पणियां 


है 


1 . 


श्री संजीव कुमार बस्नोत्रा , 
स्थानापन्न सहायक निबंधक 


वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में दिनांक 26.10.2016 से आगामी आदेशों तक 
( 7 वें वेतन आयोग के सहायक निबंधक के पद के प्रति जो श्री सुरिंदर 
अनुसार) अस्थायी सहायक 

जीत सिंह, सहायक निबंधक के उप निबंध के पद 
निबंधक 

पर पदोन्नत होने के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुआ 


2 . 


श्री अनिल कुमार जैन , 


कोर्ट मास्टर 


वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में दिनांक 26.10.2016 से आगामी आदेशों तक 
(7 वें वेतन आयोग के सहायक निबंधक के पद के प्रति जो श्री 

एस.के.बन्याल, सहायक निबंधक, के स्थानापन्न 
अनुसार) स्थानापन्न सहायक 
निबंधक 

उप निबंधक के पद पर पदोन्नत होने के 
परिणामस्वरूप उपलब्ध हुआ है । 


नोट: 1 . 


उपरोक्त नियुक्तियां (i) एस एल पी (सिविल ) सं. 20362/2016 शीर्षक “ रविंदर पाहूजा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय 
एवं अन्य " ( ii) एस एल पी (सिविल ) सं . 19374/2016 शीर्षक " के.के. शर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायलय एवं अन्य " 
(iii ) एस एल पी (सिविल ) सं . शीर्षक 14419-14421/ 2016 शीर्षक "दिनेश मनचंदा एवं अन्य दिल्ली उच्च न्यायालय एवं 
अन्य ”, तथा (iv) रिट याचिका (सिविल ) सं. 8016/2016 शीर्षक अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य " के 
परिणाम के अध्यधीन होंगी तथा इस शर्त के भी अध्यधीन होंगी कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप यदि उनका 
वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना पद अपने से ऊपर आसीन अधिकारी (गण )/ कर्मचारी ( गण ) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य 
होंगे एवं कोई रिक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे। 


No.612/ Estt./ E - 1 / DHC. 


- 


In continuation to this Court s Notification No. 606 /Estt./ E - 1/DHC dated 25.10.2016 , 


Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointments on the establishment of this Court: 
Sr. No.] Name of the officer & Post Post to which appointed 

Remarks 
held 


1 . 


Mr. Sanjeev Kumar Basnotra , Temporary 

Assistant With effect from 26.10.2016 till further orders 
Officiating Assistant Registrar Registrar in the Level 12 of against the post of Assistant Registrar which has 

Pay Matrix (as per 

become available 

upon promotion of 
Commission ) 

Mr. Surinder Jeet Singh , Assistant Registrar as 
Deputy Registrar. 


7th Pay 


2 . 


Mr. Anil Kumar Jain , 
Court Master 


Officiating 

Assistant With effect from 26.10.2016 till further orders 
Registrar in the Level 12 of against the post of Assistant Registrar which has 
Pay Matrix (as per 7th Pay become available upon promotion 
Commission ) 

Mr. S. K. Banyal, Assistant Registrar as 
Officiating Deputy Registrar. 


of 


NOTE : 1. The above appointments are subject to outcome of (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled “ Ravinder Pahuja & Ors. 

Vs. High Court of Delhi & Ors. ", ( ii) SLP ( Civil) No. 19374/2016 titled “ K.K.Sharma & Ors. Vs. High Court of 
Delhi & Ors. ", ( iii ) SLP ( Civil) No. 14419-14421/ 2016 titled “ Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi 
& Ors.” and (iv) W.P. (C ) No.8016 /2016 titled “ Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr.” as also 
subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions their seniority positition is 
depressed , they will be liable to yield their position to the officer(s )/ official(s) placed senior to them and in case no 
vacancy is available , they shall stand reverted . 


210 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MARCH 30 , 2017 / CHAITRA 9 , 1939 


[ PART II- I 


शर्मा, 


दिल्ली, 30 नवम्बर , 2016 
सं . 695/स्थापना/ ई -1/डी.एच.सी.- माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति 
सहर्ष करती हैं : 
क्र . अधिकारी का नाम व पद जिस पर नियुक्ति 

टिप्पणी 
सं . धारित पद 

की गयी 
1 . श्री संजय 

कुमार वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में दिनांक 30.11.2016 से आगामी आदेशों तक संयुक्त निबंधक 
उप निबंधक 

अस्थायी संयुक्त निबंधक के पद के प्रति जो श्री एच.के. अरोड़ा, संयुक्त निबंधक के 
( सातवें वेतन आयोग के निबंधक के रूप में पदोन्नत होने पर उपलब्ध हुआ 
अनुसार ) 

है । 
नोट : उपरोक्त नियुक्ति (i) एस.एल.पी. ( सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक " रविंदर पाहुजा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय 

व अन्य”, (ii ) एस.एल.पी.(सिविल ) सं . 19374/2016 शीर्षक " के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय व अन्य ”, 
( iii) एस.एल.पी.(सिविल ) सं . 14419-14421/ 2016 शीर्षक "दिनेश मनचन्दा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय व 
अन्य”, (iv ) रिट याचिका ( सिविल ) सं . शीर्षक 8016/2016 “ अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय व अन्य " 
तथा (v) रिट याचिका (सिविल ) सं . 5634/2016 शीर्षक “ संजय प्रकाश गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय व 
अन्य ” के परिणाम के अध्यधीन है तथा इस शर्त के भी अध्यधीन है कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप 
यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना पद अपने से ऊपर आसीन अधिकारी (गण) / कर्मचारी (गण ) हेतु 
छोड़ने के लिए बाध्य होंगे तथा यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे । 

Delhi, the 30th November, 2016 
No. 695 /Estt./E-1/DHC.- Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the 
establishment of this Court: 


" 


Post to which appointed 


Remarks 


Sr. 
No. 


Name of the officer & Post 

held 


.. 


1 . Mr. Sanjay Kumar Sharma, Temporary Joint Registrar in the With effect from 30.11.2016 till further 
Deputy Registrar 

Level 14 of Pay Matrix ( as per 7th | orders against the post of Joint Registrar 
Pay Commission ) 

which has become available upon 
promotion of Mr.H.K.Arora , Joint 

Registrar as Registrar. 
NOTE : The above appointment is subject to outcome of (i) SLP ( Civil ) No. 20362/2016 titled “ Ravinder Pahuja & Ors . 

Vs. High Court of Delhi & Ors. ", ( ii ) SLP ( Civil) No. 19374/2016 titled “ K.K.Sharma & Ors. Vs. High Court of 
Delhi & Ors . ", (iii ) SLP ( Civil ) No. 14419-14421 /2016 titled “ Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi & 
Ors." , (iv ) W.P. ( C ) No.8016 /2016 titled " Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr. " and (v ) W.P ( C ) No. 
5634/2016 titled “ Sanjay Prakash Gupta and Ors. Vs. High Court of Delhi and Ors." as also subject to the condition 
that in case as a result of implementation of above decisions his seniority positition is depressed , he will be liable to 
yield his position to the officer (s)/ official(s) placed senior to him and in case no vacancy is available , he shall stand 
reverted . 

सं . 696 / स्था ./ई-1/डी.एच.सी. — इस न्यायालय की अधिसूचना संख्या 611/ स्था ./ई -1/डी.एच.सी . दिनांक 
26.10.2016 की निरंतरता में माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियाँ सहर्ष करती हैं : 
क्र.सं. पदधारी का नाम एवं पद जिस पर नियुक्ति की गई 

टिप्पणियाँ 


धारित पद 


है 


1 . 


श्री एस.के. बनयाल, 
स्थानापन्न उप निबंधक 


वेतन मैट्रिक्स के 13वें स्तर में 
( सातवें वेतन आयोग के 
अनुसार) अस्थाई उप निबंधक 


दिनांक 30.11.2016 से आगामी आदेशों तक , उप 
निबंधक के पद के प्रति , जो श्री उमेश चन्द्र शर्मा के 
उप निबंधक से संयुक्त निबंधक के पद पर पदोन्नति के 
परिणामस्वरूप उपलब्ध हुआ है। 


PART II - I] 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MARCH 30 , 2017 / CHAITRA 9 , 1939 


211 


, 


, 


, 


2 . 

श्री अनिल अरोड़ा , वेतन मैट्रिक्स के 13वें स्तर में दिनांक 30.11.2016 से आगामी आदेशों तक , 
सहायक निबंधक 

( सातवें वेतन आयोग के उप निबंधक के पद के प्रति , जो श्री संजय कुमार 
अनुसार ) स्थानापन्न उप शर्मा के उप निबंधक से संयुक्त निबंधक के पद पर 
निबंधक 

पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुआ है । 
नोट : उपरोक्त नियुक्तियाँ (i) एस एल पी ( सिविल ) सं . 20362/2016 शीर्षक "रविंदर पाहुजा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च 

न्यायालय व अन्य”, (ii) एस एल पी ( सिविल ) सं. 19374/2016 शीर्षक “ के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च 
न्यायालय व अन्य ”, (iii ) एस एल पी (सिविल ) सं . 14419-14421/2016 शीर्षक " दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम 
दिल्ली उच्च न्यायालय व अन्य ", (iv) रिट याचिका ( सि .) सं . 8016/2016 शीर्षक " अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च 
न्यायालय व अन्य " तथा (v) रिट याचिका ( सि .) सं . 5634/2016 शीर्षक " संजय प्रकाश गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च 
न्यायालय व अन्य " के परिणाम के अध्यधीन होंगी तथा इस शर्त के भी अध्यधीन होंगी कि उपरोक्त निर्णयों के 
क्रियान्वयन के फलस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना पद अपने से ऊपर आसीन 
अधिकारी ( गण)/ कर्मचारी (गण ) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं कोई रिक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में वे 
प्रत्यावर्तित हो जायेंगे। 

No. 696 /Estt./E-1/DHC.-In continuation to this Court s Notification No. 611 / Estt./ E - 1 / DHC dated 26.10.2016 , 
Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointments on the establishment of this Court: 
Sr. No. Name of the officer & Post Post to which appointed 

Remarks 


held 


1 . 


Mr. S.K. Banyal, 
Officiating Deputy Registrar 


Temporary Deputy Registrar in the With effect from 30.11.2016 till further 
Level 13 of Pay Matrix (as per 7th orders against the post of Deputy Registrar 
Pay Commission ) which has become available 

upon 
promotion of Mr.Umesh Chandra Sharma, 

Deputy Registrar as Joint Registrar. 
Officiating Deputy Registrar in the With effect from 30.11.2016 till further 
Level 13 of Pay Matrix ( as per 7th orders against the post of Deputy Registrar 
Pay Commission ) which has become available 

upon 
promotion of Mr.Sanjay Kumar Sharma, 
Deputy Registrar as Joint Registrar . 


2 . 


Mr. Anil Arora , 
Assistant Registrar 


NOTE : The above appointments are subject to outcome of (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled “ Ravinder Pahuja & Ors. Vs. 

High Court of Delhi & Ors. ", ( ii) SLP ( Civil) No. 19374/2016 titled “ K.K.Sharma & Ors. Vs. High Court of Delhi 
& Ors . ”, ( iii ) SLP (Civil) No. 14419-14421/2016 titled “ Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi & 
Ors.” , (iv ) W.P. (C ) No.8016 / 2016 titled “ Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr.” and ( v ) W.P (C ) No. 
5634/2016 titled “ Sanjay Prakash Gupta and Ors. Vs. High Court of Delhi and Ors .” as also subject to the condition 
that in case as a result of implementation of above decisions their seniority position is depressed , they will be liable 
to yield their position to the officer(s)/ official(s) placed senior to them and in case no vacancy is available , they shall 
stand reverted . 


सं .697/ स्था ./ई -1 / डी.एच.सी. - इस न्यायालय की अधिसूचना सं .612/ स्था ./ ई-1/ डी.एच.सी. दिनांक 26.10.2016 की 
निरंतरता में , माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियां सहर्ष करते हैं : 
क्रम सं . अधिकारी का पद एवं धारित पद पद जिस पर नियुक्ति की गई टिप्पणियां 


है 


1 . 


श्री अनिल कुमार जैन , 


स्थानापन्न सहायक निबंधक 


, 


वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में दिनांक 30.11.2016 से आगामी आदेशों 
( 7 वें वेतन आयोग के तक सहायक निबंधक के पद के प्रति जो श्री 
अनुसार) अस्थायी सहायक एस.के बन्याल, सहायक निबंधक के अस्थायी 
निबंधक 

उप निबंधक के पद पर पदोन्नत होने के 

परिणामस्वरूप उपलब्ध हुआ है। 
वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में दिनांक 30.11.2016 से आगामी आदेशों 
( 7 वें वेतन आयोग के तक सहायक निबंधक के पद के प्रति जो श्री 


2 . 


, 


श्री शंकर सिंह, 
निजी सचिव 


212 


DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MARCH30, 2017/ CHAITRA 9 , 1939 


[PART II-I 


अनुसार ) स्थानापन्न सहायक अनिल अरोड़ा , सहायक निबंधक, 

के 
निबंधक 

स्थानापन्न उप निबंधक के पद पर पदोन्नत 
होने के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुआ है । 


नोट : 


1. उपरोक्त नियुक्तियां (i) एस एल पी ( सिविल ) सं . 20362/2016 शीर्षक " रविंदर पाहूजा एवं अन्य बनाम 
दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य ”, (ii) एस एल पी (सिविल ) सं . 19374/2016 शीर्षक “ के.के. शर्मा एवं अन्य 
बनाम दिल्ली उच्च न्यायलय एवं अन्य " (ii) एस एल पी ( सिविल ) सं . शीर्षक 14419-14421/2016 शीर्षक 
"दिनेश मनचंदा एवं अन्य दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, तथा (iv) रिट याचिका (सिविल ) 
सं . 8016/2016 शीर्षक अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य” (v) रिट याचिका 
सं . 5634/2016 शीर्षक “संजय प्रकाश गुप्ता एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" के परिणाम के 
अध्यधीन होंगी तथा इस शर्त के भी अध्यधीन होंगी कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप यदि 
उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना पद अपने से ऊपर आसीन अधिकारी ( गण)/ कर्मचारी ( गण ) 
हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं कोई रिक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे। 


No. 697 /Estt./E-1/DHC.—In continuation to this Court s Notification No. 612 /Estt./E - 1/DHC dated 26.10.2016 , 
Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointments on the establishment of this Court: 
Sr. Name of the officer & Post held Post to which 

Remarks 
No. 

appointed 
1 . Mr. Anil Kumar Jain , 

Temporary Assistant With effect from 30.11.2016 till further orders 
Officiating Assistant Registrar Registrar in the Level against the post of Assistant Registrar which 

12 of Pay Matrix (as has become available upon promotion of 
per Pay 

Mr. S.K.Banyal, Assistant 

Assistant Registrar 
Commission ) 

temporary Deputy Registrar. 


7th 


as 


2 . 


Mr. Shankar Singh, 
Private Secretary 


Officiating Assistant 
Registrar in the Level 
12 of Pay Matrix (as 
per 7th Pay 
Commission ) 


With effect from 30.11.2016 till further orders 
against the post of Assistant Registrar which 
has become available upon promotion of 

Mr.Anil Arora , Assistant Registrar 
Officiating Deputy Registrar. 


as 


NOTE : The above appointments are subject to outcome of (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled “ Ravinder Pahuja & Ors. 

Vs. High Court of Delhi & Ors. ", (ii) SLP ( Civil) No. 19374/2016 titled “ K.K.Sharma & Ors. Vs. High Court of 
Delhi & Ors .” , (iii ) SLP (Civil) No. 14419-14421 /2016 titled “ Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of 
Delhi & Ors . ", ( iv ) W.P. ( C ) No.8016/ 2016 titled “ Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr. ” and ( v ) 
W.P (C ) No. 5634/2016 titled “ Sanjay Prakash Gupta and Ors. Vs. High Court of Delhi and Ors." as also subject 
to the condition that in case as a result of implementation of above decisions their seniority position is depressed , 
they will be liable to yield their position to the officer(s)/ official(s) placed senior to them and in case no vacancy 
is available , they shall stand reverted . 

दिल्ली , 5 दिसम्बर , 2016 
सं . 698/स्थापना/ई.-2/ डी.एच.सी.- माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति 
सहर्ष करती हैं : 
क्रम सं . अधिकारी का नाम व पद जिस पर नियुक्ति की गयी है 

टिप्पणी 
धारित पद 
1 . सुश्री मीना आचार्य , 

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में दिनांक 01.12.2016 से आगामी आदेशों तक 
वरिष्ठ न्यायिक सहायक अस्थायी प्रशासनिक अधिकारी 25 % वरिष्ठता कोटे के अंतर्गत प्रशासनिक 
( सातवें वेतन आयोग के अनुसार ) 

अधिकारी (न्यायिक ) के एक रिक्त पद के प्रति 


PART II -I ] 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MARCH 30 , 2017 / CHAITRA 9 , 1939 


213 


जो सुश्री. किरण बाला आनंद , प्रशासनिक 
अधिकारी (न्यायिक ) की सेवानिवृत्ति पर 
उपलब्ध हुआ है । 


नोट : 1. उपरोक्त अधिकारी की नियुक्ति प्रारंभ में उनकी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगी तथा 

परिवीक्षा अवधि की समाप्ति उनके स्वतः स्थायीकरण में परिणत नहीं होगी । 

2. उपरोक्त नियुक्ति वरिष्ठ न्यायिक सहायक के 8 पदों को कल्पित आधार पर भरने हेतु होने वाली विशेष पुनरवलोकन 
विभागीय परीक्षा के परिणाम के अध्यधीन है जिसमें इस न्यायालय की रिट याचिका ( सिविल ) सं. 4077-84/2004 शीर्षक 
" अतुल कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय ” के दिनाँक 23.10.2009 एवं 01.06.2012 के निर्देशों तथा जैसा कि 
माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिनांक 24.03.2015 को विधिवत अनुमोदित कार्यान्वयन समिति की रिपोर्ट दिनांक 
19.03.2015 द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार केवल वे कर्मचारीगण उपस्थित होने हैं जो 1988-2000 की अवधि के दौरान 
योग्य थे, एवं एस.एल.पी. (सिविल ) सं . 20362/2016 शीर्षक रविंदर पाहुजा व् अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य 
( ii ) एस.एल.पी. (सिविल ) सं . 19374/2016 शीर्षक के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य (iii) 
एस.एल.पी. ( सिविल ) सं. 14419-14421/ 2016 शीर्षक दिनेश मनचंदा व् अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य एवं 
(iv) रिट याचिका ( सिविल ) सं. 8016/2016 शीर्षक अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य के अध्यधीन , 
उसी प्रकार इस शर्त के अध्यधीन भी कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत 
होता है तो वे अपना पद अपने से ऊपर आसीन अधिकारी(गण )/ कर्मचारी (गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगी एवं यदि कोई 
रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जाएँगी । 


Delhi, the 5th December, 2016 


No. 698/ Estt./ E - 2/DHC. - Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the 
Establishment of this Court: 


S. No. 


Post to which appointed 


Remarks 


Name of the Official & Post 
held 
Ms.Meena Acharya , 
Senior Judicial Assistant 


1 . 


Temporary Administrative Officer 
( Judicial) in the Level 11 of Pay 
Matrix ( as per 

7th Pay Commission ) 


With effect from 01.12.2016 till 
further orders against the vacant post 
of Administrative Officer (Judicial) 
under 25 % seniority quota which has 
become available on retirement of 

Ms. Kiran Bala Anand, 
Administrative Officer (Judicial) . 


NOTE : 1 . 


Appointment of above mentioned officer will be on probation initially for a period of one year from the date 
of her appointment and expiry of the period of probation shall not result in her automatic confirmation . 


The above appointment is subject to outcome of the special review departmental test to be held for filling up 
8 posts of Senior Judicial Assistant on notional basis in which the officials who were eligible during the period 
1988-2000 alone are to be permitted as per directions dated 23.10.2009 and 1.6.2012 of this Court in W.P.(C ) No. 
4077-84/ 2004 titled Atul Kumar Sharma & Ors vs. High Court of Delhi , and as recommended by the 
Implementation Committee vide report dated 19.03.2015 duly approved by Hon ble the Chief Justice on 
24.03.2015 and SLP (Civil ) No. 20362/2016 titled “Ravinder Pahuja & Ors. Vs High Court of Delhi & Ors . (ii) 
SLP (Civil ) No. 19374/2016 titled “K.K. Sharma & Ors. Vs High Court of Delhi & Ors . ( iii ) SLP (Civil) 
No. 14419-14421/2016 titled “ Dinesh Manchanda & Ors . Vs. High Court of Delhi and Ors.’and (iv ) W.P.(C ) No. 
8016/2016 titled Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr . , as also subject to the condition that in case 
as a result of implementation of above decisions, her seniority position is depressed , she will be liable to yield her 
position to the officer(s)/official (s) placed senior to her and in case no vacancy is available, she shall stand 
reverted . 


214 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MARCH 30 , 2017 / CHAITRA 9 , 1939 


[ PART II -I 


सं .699/ स्था ./ई -1/ डी.एच.सी. - इस न्यायालय की अधिसूचना सं .697/ स्था ./ ई-1/ डी.एच.सी . दिनांक 30.11.2016 की 
निरंतरता में , 

माननीय 

मुख्य 

न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियां सहर्ष करते हैं : 


क्रम सं . 


अधिकारी का पद एवं धारित पद 


1 . 


श्री शंकर सिंह , 
स्थानापन्न सहायक निबंधक 


पद जिस पर नियुक्ति की 

टिप्पणियां 
गई है 
वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 श्री शंकर सिंह का पद स्थानापन्न सहायक 
में ( 7 वें वेतन आयोग के निबंधक से अस्थायी सहायक निबंधक के रूप 
अनुसार ) अस्थायी में परिवर्तित हो गया है जो दिनांक 
सहायक निबंधक 

01.12.2016, अर्थात् श्री जुगल किशोर के 
स्थानापन्न सहायक निबंधक के रूप में 

नियुक्ति की तिथि से प्रभावी है । 
वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 दिनांक 01.12.2016 से आगामी आदेशों 
में (7 वें वेतन आयोग के तक सहायक निबंधक के पद के प्रति जो सुश्री 
अनुसार ) स्थानापन्न नीलम महाजन , सहायक निबंधक, के 
सहायक निबंधक 

सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप उपलब्ध 
हुआ है । 


2 . 


श्री जुगल किशोर , 


कोर्ट मास्टर 


, 


नोट : 1. उपरोक्त नियुक्तियां (i) एस एल पी (सिविल ) सं . 20362/2016 शीर्षक "रविंदर पाहूजा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च 
न्यायालय एवं अन्य”, (ii ) एस एल पी (सिविल ) सं . 19374/2016 शीर्षक " के.के.शर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं 
अन्य " (iii) एस एल पी (सिविल ) सं . शीर्षक 14419-14421/ 2016 शीर्षक "दिनेश मनचंदा एवं अन्य दिल्ली उच्च न्यायालय एवं 
अन्य”, तथा (iv) रिट याचिका ( सिविल ) सं . 8016/2016 शीर्षक अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य ” (v ) 
रिट याचिका सं . 5634/2016 शीर्षक " संजय प्रकाश गुप्ता एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य ” के परिणाम के 
अध्यधीन होंगी तथा इस शर्त के भी अध्यधीन होंगी कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर 
अवनत होता है तो वे अपना पद अपने से ऊपर आसीन अधिकारी ( गण)/ कर्मचारी (गण ) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं कोई 
रिक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे । 


2. श्री जुगल किशोर की नियुक्ति भी श्री अरुण कुमार-II, सहायक निबंधक के विरूद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के पणिाम 
के अध्यधीन होगी, एवं यदि उप निबंधक के पद पर नियुक्ति हेतु उनकी उपयुक्तता से संबंधित जांच परिणाम रखने वाले 
सीलशुदा लिफाफे को खोलने पर श्री अरुण कुमार-II, सहायक निबंधक उप निबंधक के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए जाते 
हैं एवं यदि सहायक निबंधक के काडर में कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है तो श्री जुगल किशोर अपने पिछले पद पर प्रत्यावर्तित हो 
जायेंगे। 


No.699 /Estt./E-1/DHC.- In continuation to this Court s Notification No. 697/ Estt./ E- 1 / DHC dated 30.11.2016 , 


Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointments on the establishment of this Court: 
Sr. Name of the officer & Post Post to which appointed 

Remarks 
No. 

held 


1 . 


Mr. Shankar Singh 
Officiating Assistant Registrar 


Temporary Assistant The status of Mr. Shankar Singh has been 
Registrar in the Level 12 of | changed from Officiating Assistant 
Pay Matrix (as per 7th Pay Registrar to Temporary Assistant Registrar 
Commission) 

with effect from01.12.2016, i.e. the date of 
appointment of Mr. Jugal Kishore as 

Officiating Assistant Registrar. 
Officiating Assistant With effect from 01.12.2016 till further 
Registrar in the Level 12 of orders against the post of Assistant 
Pay Matrix (as per Pay Registrar which has become available upon 
Commission ) 

retirement of Ms. Neelam Mahajan , 
Assistant Registrar. 


2 . 


Mr. Jugal Kishore 
Court Master 


7th 


PART II - I] 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MARCH 30 , 2017 / CHAITRA 9 , 1939 


215 


NOTE : 1. The above appointments are subject to outcome of (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled " Ravinder Pahuja & Ors. 

Vs. High Court of Delhi & Ors. ” , ( ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled “ K.K.Sharma & Ors. Vs. High Court of 
Delhi & Ors. ", (iii ) SLP ( Civil ) No. 14419-14421/ 2016 titled “ Dinesh Manchanda & Ors . Vs. High Court of Delhi 
& Ors.” , (iv ) W.P. ( C ) No.8016 /2016 titled “ Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr. ” and (v ) W.P (C ) 
No. 5634/2016 titled “ Sanjay Prakash Gupta and Ors. Vs. High Court of Delhi and Ors. " as also subject to the 
condition that in case as a result of implementation of above decisions their seniority position is depressed , they 
will be liable to yield their position to the officer (s )/ official (s ) placed senior to them and in case no vacancy is 
available , they shall stand reverted . 


3 . 


The appointment of Mr. Jugal Kishore will also be subject to outcome of disciplinary proceedings pending against 
Mr.Arun Kumar- II , Assistant Registrar, and if on opening the sealed cover containing the findings with regard to his 
suitability for appointment to the post of Deputy Registrar , Mr. Arun Kumar -II , Assistant Registrar, is found fit for 
appointment to the post of Deputy Registrar and if no vacancy is available in the cadre of Assistant Registrar, Mr. Jugal 
Kishore shall stand reverted to his previous post. 


1 . 


2 . 


श्री शिव कुमार , 


के अनुसार) 


3 . 


श्री संजय कपूर , 


दिल्ली, 21 दिसम्बर , 2016 
सं . 721/ स्थापना/ई.- 2/डी.एच.सी. - माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियां 
सहर्ष करती हैं : 
क्रम सं . अधिकारी का नाम व धारित पद पद जिस पर नियुक्ति की गयी है 

टिप्पणी 
सुश्री मोनिका वधवा, 

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी दिनांक 20.12.2016 से आगामी 
वरिष्ठ निजी सहायक 

निजी सचिव ( सातवें वेतन आयोग | आदेशों तक 25 % वरिष्ठता कोटे के 
के अनुसार ) 

अंतर्गत निजी सचिव के एक रिक्त पद 

के प्रति । 
वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी | दिनांक 20.12.2016 से आगामी 
वरिष्ठ निजी सहायक निजी सचिव (सातवें वेतन आयोग आदेशों तक 25 % वरिष्ठता कोटे के 

अंतर्गत निजी सचिव के एक रिक्त पद 

के प्रति । 
वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी दिनांक 20.12.2016 से आगामी 
वरिष्ठ निजी सहायक 

निजी सचिव (सातवें वेतन आयोग | आदेशों तक 25 % वरिष्ठता कोटे के 
के अनुसार ) 

अंतर्गत निजी सचिव के एक रिक्त पद 

के प्रति । 
सुश्री निर्मला तिवारी , 

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी | दिनांक 20.12.2016 से आगामी 
वरिष्ठ निजी सहायक निजी सचिव (सातवें वेतन आयोग आदेशों तक 25 % वरिष्ठता कोटे के 

अंतर्गत निजी सचिव के एक रिक्त पद 

के प्रति । 
5 . सुश्री सुनीता रावत , 

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी | दिनांक 20.12.2016 से आगामी 

प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक ) | आदेशों तक 25 % वरिष्ठता कोटे के 
वरिष्ठ निजी सहायक ( सातवें वेतन आयोग के अनुसार ) 

अंतर्गत निजी सचिव के एक रिक्त पद 

के प्रति । 
श्री कुलभूषण सिंह , 

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी | दिनांक 20.12.2016 से आगामी 
वरिष्ठ निजी सहायक 

निजी सचिव (सातवें वेतन आयोग आदेशों तक 25 % वरिष्ठता कोटे के 
के अनुसार ) 

अंतर्गत निजी सचिव के एक रिक्त पद 
के प्रति । 


4 . 


के अनुसार) 


6 . 


7 . 


सुश्री मंजू मिगलानी, 


वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी | दिनांक 20.12.2016 से आगामी 
निजी सचिव (सातवें वेतन आयोग आदेशों तक 25 % वरिष्ठता कोटे के 


216 


DELHIGAZETTE ,NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MARCH 30 , 2017 / CHAITRA 9 , 1939 


[ PART II- I 


वरिष्ठ निजी सहायक 


के अनुसार ) 


8 . 


श्री 


पूरण सिंह थरियाल, 


अंतर्गत निजी सचिव के एक रिक्त पद 

के प्रति । 
वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी दिनांक 20.12.2016 से आगामी 
निजी सचिव (सातवें वेतन आयोग आदेशों तक 25 % वरिष्ठता कोटे के 

अंतर्गत निजी सचिव के एक रिक्त पद 
के प्रति । 


वरिष्ठ निजी सहायक 


के अनुसार ) 


नोट : 1. उपरोक्त अधिकारियों की नियुक्ति प्रारंभ में उनकी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगी 
तथा परिवीक्षा अवधि की समाप्ति उनके स्वतः स्थायीकरण में परिणत नहीं होगी । 

2 . उपरोक्त नियुक्तियां एस.एल.पी. (सिविल ) सं. 20362/2016 शीर्षक “ रविंदर पाहुजा व् अन्य बनाम दिल्ली 
उच्च न्यायालय एवं अन्य ” (ii) एस.एल.पी. ( सिविल ) सं. 19374/2016 शीर्षक “के.के. शर्मा व् अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय 
एवं अन्य” (iii) एस.एल.पी. (सिविल ) सं . 14419-14421/ 2016 शीर्षक "दिनेश मनचंदा व् अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय 
एवं अन्य ” ( iv ) एस.एल.पी. (सिविल ) सं . 22722/2016 शीर्षक "प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं 
अन्य”; ( v) रिट याचिका (सिविल) सं . 8016/2016 शीर्षक "अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य ” तथा ( vi ) 
एस.एल.पी. (सिविल ) सं . 21824/2016 शीर्षक “वी.के.मित्तल व् अन्य बनाम महानिबंधक , दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य " के 
परिणाम के अध्यधीन हैं तथा आगे इस शर्त के अध्यधीन हैं कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका 
वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना पद अपने से ऊपर आसीन अधिकारी ( गण)/ कर्मचारी(गण ) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य 
होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे । 

Delhi, the 21st December, 2016 
No. 721/Estt./E -2 /DHC. — Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointments on the 
establishment of this Court: 


S.No. 


Post to which appointed 


Remarks 


Name of the Official & 

Post held 
Ms.Monika Wadhwa, 
Senior Personal Assistant 


1 . 


2 . 


Mr. Shiv Kumar , 
Senior Personal Assistant 


3 . 


Mr. Sanjay Kapoor , 
Senior Personal Assistant 


4 . 


Ms. Nirmala Tiwari, 
Senior Personal Assistant 


Temporary Private Secretary in the With effect from 20.12.2016 till 
Level 11 of Pay Matrix ( as per 7th_ further orders against a vacant post of 
Pay Commission ) 

Private Secretary under 25 % 

Seniority quota . 
Temporary Private Secretary in the With effect from 20.12.2016 till 
Level 11 of Pay Matrix ( as per 7th_ further orders against a vacant post of 
Pay Commission ) 

Private Secretary under 25 % 

Seniority quota . 
Temporary Private Secretary in the With effect from 20.12.2016 till 
Level 11 of Pay Matrix (as per 7th further orders against a vacant post of 
Pay Commission ) 

Private Secretary under 25 % 

Seniority quota . 
Temporary Private Secretary in the With effect from 20.12.2016 till 
Level 11 of Pay Matrix (as per 7th further orders against a vacant post of 
Pay Commission ) 

Private Secretary under 25 % 

Seniority quota. 
Temporary Private Secretary in the With effect from 20.12.2016 till 
Level 11 of Pay Matrix ( as per 7th_ further orders against a vacant post of 
Pay Commission ) 

Private Secretary under 25 % 

Seniority quota . 
Temporary Private Secretary in the With effect from 20.12.2016 till 
Level 11 of Pay Matrix (as per 7th further orders against a vacant post of 
Pay Commission ) 

Private Secretary under 25 % 
Seniority quota. 


5 . 


Ms. Sunita Rawat, 
Senior Personal Assistant 


6 . 


Mr. Kulbhushan Singh , 
Senior Personal Assistant 


PART II -I ] 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MARCH 30 , 2017 / CHAITRA 9 , 1939 


217 


7 . 


Ms. Manju Miglani, 
Senior Personal Assistant 


Temporary Private Secretary in the With effect from 20.12.2016 till 
Level 11 of Pay Matrix (as per 7th further orders against a vacant post of 
Pay Commission ) 

Private Secretary under 25 % 

Seniority quota. 
Temporary Private Secretary in the With effect from 20.12.2016 till 
Level 11 of Pay Matrix ( as per 7th further orders against a vacant post of 
Pay Commission ) 

Private Secretary under 25 % 
Seniority quota . 


8 . 


Mr. Puran Singh Tariyal, 
Senior Personal Assistant 


Note: 


1. The appointment of above mentioned officers will be on probation initially for a period of one year from the date of 
their appointment and expiry of the period of probation shall not result in their automatic confirmation . 


2. The above appointments are subject to outcome of the SLP (Civil) No.20362/2016 titled “ Ravinder Pahuja & Ors . Vs 

High Court of Delhi & Ors. "; (ii) SLP ( Civil) No.19374/ 2016 titled “ K.K.Sharma & Ors . Vs. High Court of Delhi & 
Ors "; ( iii ) SLP ( Civil ) No.14419-14421/ 2016 titled “ Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi and Ors. "; 
(iv) SLP ( Civil) No.22722/ 2016 titled “ Pratima Rani Gupta & Others Vs. High Court of Delhi and Ors. "; ( v ) W.P.( C ) 

No.8016/ 2016 titled “ Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr. ", and ( vi) SLP ( Civil) No.21824/ 2016 titled 
“ V.K.Mittal & Ors . Vs. Registrar General, Delhi High Court & Ors. as also subject to the condition that in case , as a 
result of implementation of above decisions their seniority position is depressed , they will be liable to yield their 
position to the officer( s)/ official(s) placed senior to them and in case no vacancy is available , they shall stand 
reverted . 


- 


क्रम सं . 


1 . 


दिल्ली , 2 जनवरी, 2017 
सं .45/ स्था ./ ई-1/ डी.एच.सी. - इस न्यायालय की अधिसूचना सं .699/ स्था ./ई -1/ डी.एच.सी . दिनांक 05.12.2016 की 
निरंतरता में , माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियां सहर्ष करते हैं : 
अधिकारी का पद एवं धारित पद पद जिस पर नियुक्ति की टिप्पणियां 

गई है 
श्री जुगल किशोर , 

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 दिनांक 01.01.2017 से आगामी आदेशों 
स्थानापन्न सहायक निबंधक में ( 7 वें वेतन आयोग के तक प्रभावी सहायक निबंधक के पद के प्रति 

अनुसार ) अस्थायी जो सुश्री नीलम महाजन , सहायक निबंधक 
सहायक निबंधक 

के सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप 

उपलब्ध हुआ है । 
2 . 

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 दिनांक 01.01.2017 से आगामी आदेशों 
निजी सचिव 

में ( 7वें वेतन आयोग के तक प्रभावी सहायक निबंधक के पद के प्रति 
अनुसार ) स्थानापन्न जो श्री दिनेश कुमार मनचंदा , सहायक 
सहायक निबंधक 

निबंधक , के स्थानापन्न उप निबंधक के रूप 
में पदोन्नत होने के परिणामस्वरूप उपलब्ध 


श्री विनल कपूर , 


हुआ है । 


, 


नोट : 1. श्री विनल कपूर की स्थानापन्न सहायक निबंधक के रूप में नियुक्ति श्री अरुण कुमार:II , सहायक निबंधक के विरुद्ध 
लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणाम के अध्यधीन होगी, एवं यदि उप निबंधक के पद पर नियुक्ति हेतु उनकी उपयुक्तता 
से सम्बंधित जांच परिणाम रखने वाले सीलशुदा लिफाफा को खोलने पर श्री अरूण कुमार-II , सहायक निबंधक उप निबंधक के 
पद पर नियक्ति के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं एवं सहायक निबंधक के काडर में कोई रिक्त उपलब्ध नहीं है तो श्री विनल कपूर 
अपने पिछले पद पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगे। अत : श्री जुगलकिशोर की स्थानापन्न सहायक निबंधक के रूप में नियुक्ति पर 
अधिसूचना सं . 699/ स्था.ई-I/डी.एच.सी. दिनांक 05.12.2016 द्वारा लगाई गई शर्त श्री अरूण कुमार-II, के विरूद्ध लंबित 
अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणाम के अध्यधीन अब से हटाई जाती है। 


218 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MARCH 30 , 2017 / CHAITRA 9 , 1939 


[ PART II - I 


, 


2. उपरोक्त नियुक्तियां (i) एसएलपी ( सिविल ) सं . 20362/2016 शीर्षक " रविन्दर पाहूजा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च 
न्यायालय एवं अन्य ", (ii) एसएलपी ( सिविल ) सं. 19374/2016 शीर्षक " के.के. शर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय 
एवं अन्य ", (iii) एसएलपी (सिविल ) सं . 14419-14421/ 2016 शीर्षक "दिनेश मनचंदा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च 
न्यायालय एवं अन्य ", तथा (iv) एसएलपी ( सिविल ) सं. 22722/2016 शीर्षक " प्रतिमा रानी गुप्ता एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च 
न्यायालय एवं अन्य " ( v) रिट याचिका (सिविल ) सं . 8016/2016 शीर्षक " अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं 
अन्य ” तथा (iv ) रिट याचिका (सिविल ) सं. 5634/2016 शीर्षक " संजय प्रकाश गुप्ता एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय 
एवं अन्य " के परिणाम के अध्यधीन होगी तथा इस शर्त के भी अध्यधीन होगी कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप 
यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना पद अपने से ऊपर आसीन अधिकारी ( गण )/ कर्मचारी (गण ) हेतु छोड़ने के 
लिए बाध्य होंगे एवं कोई रिक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे । 


Delhi, the 2nd January , 2017 
No.45 /Estt./E-1/DHC.-In continuation to this Court s Notification No. 699/ Estt ./ E- 1/ DHC dated 05.12.2016, 
Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointments on the establishment of this Court : 
Sr. No. Name of the officer & Post held Post to which appointed 

Remarks 
1 . Mr. Jugal Kishore 

Temporary 

Assistant With effect from 01.01.2017 till 
Officiating Assistant Registrar Registrar in the Level 12 of further orders against the post of 

Pay Matrix ( as per 7th Pay | Assistant Registrar which has 
Commission ) 

become available upon retirement of 

Ms. Neelam Mahajan, Assistant 

Registrar. 
2 . Mr. Vinal Kapoor 

Officiating 

Assistant | With effect from 01.01.2017 till 
Private Secretary 

Registrar in the Level 12 of further orders against the post of 
Pay Matrix ( as per 7th Pay | Assistant Registrar arising upon 
Commission ) 

promotion of Mr. Dinesh Kumar 
Manchanda , Assistant Registrar as 
officiating Deputy Registrar. 


NOTES : 1. The appointment of Mr. Vinal Kapoor as officiating Assistant Registrar will be subject to outcome of disciplinary 

proceedings pending against Mr. Arun Kumar- II , Assistant Registrar, and if on opening the sealed cover containing 
the findings with regard to his suitability for appointment to the post of Deputy Registrar, Mr. Arun Kumar-II, 
Assistant Registrar, is found fit for appointment to the post of Deputy Registrar and if no vacancy is available in the 
cadre of Assistant Registrar, Mr. Vinal Kapoor shall stand reverted to his previous post . Consequently , the condition 
imposed on the appointment of Mr. Jugal Kishore as Officiating Assistant Registrar subject to outcome of 
disciplinary proceedings pending against Mr. Arun Kumar - II vide Notification No. 699 /Estt./E -I/DHC dated 
05.12.2016 stands lifted henceforth . 


2. The above appointments shall be further subject to outcome of (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled “ Ravinder 

Pahuja & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors . ", (ii ) SLP ( Civil ) No. 19374/2016 titled “ K.K.Sharma & Ors. Vs. 
High Court of Delhi & Ors. ", ( iii ) SLP ( Civil) No. 14419-14421/ 2016 titled “ Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High 
Court of Delhi & Ors ." , ( iv ) SLP (Civil ) No. 22722/2016 titled " Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of 
Delhi and Ors. " ( v ) W.P. ( C ) No.8016/ 2016 titled " Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr. " and (vi ) 
W.P ( C ) No. 5634/2016 titled " Sanjay Prakash Gupta and Ors . Vs. High Court of Delhi and Ors." as also subject to 
the condition that in case as a result of implementation of above decisions their seniority position is depressed , they 
will be liable to yield their position to the officer(s)/ official(s) placed senior to them and in case no vacancy is 
available , they shall stand reverted . 


सं . 46/ स्था ./ई-1 /डी.एच.सी. — इस न्यायालय की अधिसूचना संख्या 696/ स्था ./ ई-1/डी.एच.सी . दिनांक 30.11.2016 
की निरंतरता में माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियाँ सहर्ष करती हैं : 


PART II - I ] 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MARCH 30 , 2017 / CHAITRA 9 , 1939 


219 


क्र . 


पदधारी का नाम एवं 
धारित पद 


पद जिस पर नियुक्ति की 


टिप्पणियाँ 


. 


गई है 


1 . 


. 


. 


सहायक निबंधक 


श्री अनिल कुमार अरोड़ा , वेतन मैट्रिक्स के 13वें स्तर दिनांक 01.01.2017 से आगामी आदेशों 
स्थानापन्न उप निबंधक 

में ( सातवें वेतन आयोग के तक , उप निबंधक के पद के प्रति , जो श्री 
अनुसार ) अस्थाई उप 

संजय कुमार शर्मा के उप निबंधक से 
निबंधक 

संयुक्त निबंधक के पद पर पदोन्नति के 

परिणामस्वरूप उपलब्ध हुआ है। 
2 . श्री दिनेश कुमार मनचंदा , वेतन मैट्रिक्स के 13वें स्तर दिनांक 01.01.2017 से आगामी आदेशों 

में ( सातवें वेतन आयोग के तक, उप निबंधक के पद के प्रति , जो श्री 
अनुसार ) स्थानापन्न उप शेखर चंद्रा के उप निबंधक से संयुक्त 
निबंधक 

निबंधक के पद 

पर पदोन्नति के 

परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है । 
नोट : 1. श्री दिनेश कुमार मनचंदा की स्थानापन्न उप निबंधक के तौर पर नियुक्ति श्री अरुण कुमार-II, सहायक निबंधक के 

विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणाम के अध्यधीन होगी और यदि उप निबंधक के पद पर नियुक्ति 
हेतु उनकी उपयुक्तता के सम्बन्ध में जाँच परिणाम रखने वाले सीलशुदा लिफाफे को खोलने पर उप निबंधक के पद 
की नियुक्ति के लिए श्री अरुण कुमार-II, सहायक निबंधक को उपयुक्त पाया जाता है और यदि उप निबंधक के कैडर 
की कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है तो श्री दिनेश कुमार मनचंदा अपने पिछले पद पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगे । 
परिणामस्वरूप श्री अनिल कुमार अरोड़ा की स्थानापन्न उप निबंधक के रूप में नियुक्ति पर अधिसूचना सं. 
696 / स्था ./ ई-1/ डी.एच.सी . दिनांकित 30.11.2016 के द्वारा लगाई गई शर्त श्री अरुण कुमार-II के विरुद्ध लंबित 

अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के परिणाम के अध्यधीन अब से हटाई जाती है। 
2. उपरोक्त नियुक्तियाँ (i) एस एल पी ( सिविल ) सं . 20362/2016 शीर्षक "रविंदर पाहुजा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च 

न्यायालय व अन्य”, (ii) एस एल पी (सिविल ) सं. 19374/2016 शीर्षक " के.के.शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च 
न्यायालय व अन्य”, (iii ) एस एल पी ( सिविल ) सं. 14419-14421/ 2016 शीर्षक “दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम 
दिल्ली उच्च न्यायालय व अन्य”, (iv ) एस एल पी (सिविल ) सं . 22722/2016 शीर्षक " प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य 
बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय व अन्य", तथा (v) रिट याचिका (सिविल ) सं. 8016/2016 शीर्षक " अतुल कुमार शर्मा 
बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय व अन्य” के परिणामों के भी अध्यधीन होंगी तथा इस शर्त के भी अध्यधीन होंगी कि 
उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना पद अपने से 
ऊपर आसीन अधिकारी (गण)/ कर्मचारी (गण ) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं कोई रिक्ति उपलब्ध न होने की 
स्थिति में वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे । 


. 


, 


No.46 /Estt./E-1/DHC.-In continuation to this Court s Notification No. 696 /Estt./ E - 1 /DHC dated 30.11.2016 , 
Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointments on the establishment of this Court : 
Sr. Name of the officer & Post held Post to which appointed 

Remarks 
No. 


1 . 


Mr. Anil Kumar Arora , 
Officiating Deputy Registrar 


Temporary Deputy Registrar in With effect from 01.01.2017 till further orders 
the Level 13 of Pay Matrix (as against the post of Deputy Registrar which 
per 7th Pay Commission ) has become available upon promotion of Mr. 

Sanjay Kumar Sharma, Deputy Registrar as 

Joint Registrar . 
Officiating Deputy Registrar in With effect from 01.01.2017 till further orders 
the Level 13 of Pay Matrix (as against the post of Deputy Registrar arising 
per 7th Pay Commission ) upon promotion of Mr. Shekhar Chandra , 

Deputy Registrar as Joint Registrar . 


2 . 


Mr. Dinesh Kumar Manchanda 
Assistant Registrar 


220 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MARCH 30 , 2017 / CHAITRA 9 , 1939 


[PART II-I 


NOTES : 1. The appointment of Mr. Dinesh Kumar Manchanda as officiating Deputy Registrar will be subject to outcome of 

disciplinary proceedings pending against Mr.Arun Kumar- II , Assistant Registrar, and if on opening the sealed cover 
containing the findings with regard to his suitability for appointment to the post of Deputy Registrar, Mr. Arun 
Kumar - II , Assistant Registrar, is found fit for appointment to the post of Deputy Registrar and if no vacancy is 
available in the cadre of Deputy Registrar, Mr. Dinesh Kumar Manchanda shall stand reverted to his previous post. 
Consequently, the condition imposed on the appointment of Mr. Anil Kumar Arora as Officiating Deputy Registrar 
subject to outcome of disciplinary proceedings pending against Mr. Arun Kumar- II vide Notification No. 
696 /Estt./ E - 1 /DHC dated 30.11.2016 stands lifted henceforth . 


2 . 


The above appointments shall be further subject to outcome of (i) SLP (Civil ) No. 20362/2016 titled “ Ravinder 
Pahuja & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors. ", (ii) SLP ( Civil) No. 19374/2016 titled “ K.K.Sharma & Ors. Vs. 
High Court of Delhi & Ors.” , (iii ) SLP (Civil) No. 14419-14421 /2016 titled “ Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High 
Court of Delhi & Ors . ", ( iv ) SLP ( Civil ) No. 22722/2016 titled “ Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of 
Delhi and Ors. " and (v ) W.P. ( C ) No.8016/ 2016 titled “ Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr. ” as also 
subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions their seniority position is 
depressed , they will be liable to yield their position to the officer(s )/ official(s) placed senior to them and in case no 
vacancy is available, they shall stand reverted . 


क्र . 


, 


सं . 47/ स्थापना/ ई-1/डी.एच.सी. – माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष 
करती हैं : 
अधिकारी का नाम व पद जिस पर नियुक्ति 

टिप्पणी 
सं . धारित पद 

की गयी 
1 . श्री शेखर चंद्रा , 

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में दिनांक 01.01.2017 से आगामी आदेशों तक 
उप निबंधक 

अस्थायी संयुक्त निबंधक (सातवें श्री ऋषि पाल, संयुक्त निबंधक की सेवानिवृत्ति 
वेतन आयोग के अनुसार ) के परिणामस्वरुप उपलब्ध हुए संयुक्त निबंधक 

के पद के प्रति । 
नोट : उपरोक्त नियुक्ति (i) एस.एल.पी. (सिविल ) सं. 20362/2016 शीर्षक "रविंदर पाहुजा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय 

व अन्य”, (ii) एस.एल.पी.(सिविल ) सं . 19374/2016 शीर्षक “ के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय व 
अन्य”, (iii ) एस.एल.पी.(सिविल ) सं. 14419-14421/ 2016 शीर्षक "दिनेश मनचन्दा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च 
न्यायालय व अन्य ",( iv ) एस.एल.पी.( सिविल ) सं . 22722/2016 शीर्षक "प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च 
न्यायालय व अन्य ” तथा ( v) रिट याचिका (सिविल ) सं . शीर्षक 8016/2016 “ अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली 
न्यायालय व अन्य” के परिणाम के अध्यधीन है तथा इस शर्त के भी अध्यधीन है कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के 
परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना पद अपने से ऊपर आसीन 
अधिकारी(गण )/ कर्मचारी (गण ) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे तथा यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे 
प्रत्यावर्तित हो जायेंगे । 


.. 


, 


No. 47 / Estt./E - 1/DHC . — Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the 


establishment of this Court: 


Name of the officer & Post held 


Post to which appointed 


Remarks 


Sr. 
No. 


1 . 


Mr. Shekhar Chandra , 
Deputy Registrar 


Temporary Joint Registrar in 
the Level 14 of Pay Matrix ( as 
per 7th Pay Commission ) 


With effect from 01.01.2017 
till further orders against the 
post of Joint Registrar 
arising upon retirement of 

Rishi Pal , Joint 
Registrar. 


Mr. 


NOTE : The above appointment is subject to outcome of (i) SLP (Civil ) No. 20362/2016 titled " Ravinder Pahuja & Ors. 

Vs. High Court of Delhi & Ors . ", (ii ) SLP ( Civil) No. 19374/2016 titled “ K.K.Sharma & Ors. Vs. High Court 
of Delhi & Ors. ", (iii ) SLP ( Civil) No. 14419-14421/ 2016 titled “ Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court 
of Delhi & Ors . ", (iv ) SLP ( Civil ) No. 22722/2016 titled “ Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of 


PART II- I] 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT . : MARCH 30 , 2017 / CHAITRA 9 , 1939 


221 


Delhi and Ors .” and (v ) W.P. (C ) No.8016 / 2016 titled “ Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr. ” as 
also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions his seniority positition 
is depressed , he will be liable to yield his position to the officer(s )/ official( s) placed senior to him and in case no 
vacancy is available , he shall stand reverted . 


सं . 48/स्थापना/ई.-2/डी.एच.सी. माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष 
करती हैं : 


क्रम सं . 


पद जिस पर नियुक्ति की गयी है 


टिप्पणी 


अधिकारी का नाम व 

धारित पद 
सुश्री रेखा गर्ग , 
वरिष्ठ न्यायिक सहायक 


1 


वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में दिनांक 01.01.2017 से आगामी आदेशों तक 25 
अस्थायी प्रशासनिक अधिकारी % वरिष्ठता कोटे के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी 
( न्यायिक ) ( सातवें वेतन आयोग के (न्यायिक ) के रिक्त पद के प्रति जो श्री तेज पाल , 
अनुसार) 

प्रशासनिक अधिकारी ( न्यायिक ) की सेवानिवृत्ति 
पर उपलब्ध हुआ है । 


, 


नोट : 1. उपरोक्त अधिकारी की नियुक्ति प्रारंभ में उनकी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगी 

तथा परिवीक्षा अवधि की समाप्ति उनके स्वतः स्थायीकरण में परिणत नहीं होगी । 
3. उपरोक्त नियुक्ति वरिष्ठ न्यायिक सहायक के 8 पदों को कल्पित आधार पर भरने हेतु होने वाली विशेष पुनरवलोकन 
विभागीय परीक्षा के परिणाम के अध्यधीन है जिसमें इस न्यायालय की रिट याचिका ( सिविल ) सं. 4077-84/ 2004 
शीर्षक " अतुल कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय” के दिनाँक 23.10.2009 एवं 01.06.2012 के 
निर्देशों तथा जैसा कि माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिनांक 24.03.2015 को विधिवत अनुमोदित कार्यान्वयन 
समिति की रिपोर्ट दिनांक 19.03.2015 द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार केवल वे कर्मचारीगण उपस्थित होने हैं जो 
1988-2000 की अवधि के दौरान योग्य थे, एवं एस.एल.पी. (सिविल ) सं . 20362/2016 शीर्षक रविंदर पाहुजा व् 
अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य (ii) एस.एल.पी. (सिविल ) सं . 19374/2016 शीर्षक के.के. शर्मा व् अन्य 
बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य (iii) एस.एल.पी. (सिविल ) सं . 14419-14421/ 2016 शीर्षक दिनेश मनचंदा 
व् अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य ( iv ) एस.एल.पी. (सिविल ) सं . 22722/2016 शीर्षक प्रतिमा रानी 
गुप्ता एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य तथा (v) रिट याचिका ( सिविल ) सं. 8016/2016 शीर्षक अतुल 
कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य के अध्यधीन , उसी प्रकार इस शर्त के अध्यधीन भी कि उपरोक्त 
निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना पद अपने से ऊपर 
आसीन अधिकारी ( गण )/ कर्मचारी ( गण ) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगी एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे 
प्रत्यावर्तित हो जाएँगी । 

यश पाल , 

निबंधक (स्थापना) 
No. 48 /Estt ./ E -2 /DHC . — Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the 


Establishment of this Court: 


S. No. 


Post to which appointed 


Remarks 


Name of the Official & Post 
held 
Ms. Rekha Garg, 
Senior Judicial Assistant 


1 . 


Temporary Administrative Officer With effect from 01.01.2017 till 
( Judicial) in the Level 11 of Pay further orders against the vacant 
Matrix ( as per 7th Pay Commission ) post of Administrative Officer 

( Judicial ) under 25 % seniority 
quota arising upon retirement of 
Mr. Tej Pal , 

Administrative 
Officer (Judicial ) . 


NOTES : 1. Appointment of above mentioned officer will be on probation initially for a period of one year from the date of 

her appointment and expiry of the period of probation shall not result in her automatic confirmation . 


222 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MARCH 30 , 2017 / CHAITRA 9 , 1939 


[PART II-I 


2. The above appointment is subject to outcome of the special review departmental test to be held for filling up 8 

posts of Senior Judicial Assistant on notional basis in which the officials who were eligible during the period 
1988-2000 alone are to be permitted as per directions dated 23.10.2009 and 1.6.2012 of this Court in W.P.( C ) 
No. 4077-84 /2004 titled Atul Kumar Sharma & Ors vs. High Court of Delhi , and as recommended by the 
Implementation Committee vide report dated 19.03.2015 duly approved by Hon ble the Chief Justice on 
24.03.2015 and SLP ( Civil ) No. 20362/2016 titled Ravinder Pahuja & Ors. Vs High Court of Delhi & 
Ors. ( ii ) SLP (Civil ) No. 19374/2016 titled ‘ K.K. Sharma & Ors . Vs High Court of Delhi & Ors . ( iii ) SLP 
( Civil) No. 14419-14421 /2016 titled “ Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi and Ors. (iv ) SLP 
( Civil) No. 22722/2016 titled “ Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors.” and (v ) 

W.P. ( C ) No. 8016/2016 titled Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr. , as also subject to the 
condition that in case as a result of implementation of above decisions, her seniority position is depressed , she 
will be liable to yield her position to the officer (s )/official(s) placed senior to her and in case no vacancy is 
available, she shall stand reverted . 


YASH PAL , Registrar (Establishment) 
अधिसूचना 

दिल्ली, 27 मार्च, 2017 
फा.सं.मु.चु.अ. / चु.सं. / 102( 23) /12017/12974.—निम्नलिखित को सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित 
किया जाता है: 

भारत निर्वाचन आयोग 


आदेश 


दिल्ली, 23 मार्च, 2017 


. 


सं . 3/ 4/ आई.डी./ ईसीआई/ पत्र/व्यावहारिक/विधिक/ एसडीआर/ खण्ड-2/2017. - 1. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की 
धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन 
वास्तविक निर्वाचकों का उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, उक्त अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा मतदान के 
समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग हेतु नियमों के द्वारा उपबंधों 
को बनाया जा सकता है; तथा 


2. यतः , निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम , 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को , इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का 
निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके । निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो 
पहचान पत्र जारी करने के लिए निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है; तथा 


, 


3. यतः,निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 49 ज ( 3) तथा 49 ट( 2)( ख ) में यह अनुबंधित है कि जहां किसी निर्वाचन 
क्षेत्र के निर्वाचकों का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम , 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिये जाते हैं , 
निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा तथा उनके द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं 
दिखाए जाने व असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इनकार किया जा सकता है, तथा 

4. यतः, उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपर्युक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है 
कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने से ही होता है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर , मतदान के 
समय उनकी पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों 
को एक साथ प्रयोग करना होता है, तथा 

5. यतः, निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध योजना के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी ) जारी 
करने के निर्देश देते हुए दिनांक 28 अगस्त , 1993 को एक आदेश जारी किया है, तथा 

6. यतः, असम , हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, जम्मू एवं कश्मीर , कर्नाटक , केरल , मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली , राजस्थान , 
सिक्किम , तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल राज्यों के निर्वाचकों काफी हद तक उच्च प्रतिशत में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं , 


, 


तथा 


, 


7. यतः, इसके अलावा , आयोग ने यह आदेश दिया है कि वर्तमान उप- निर्वाचनों की मतदान तिथि से पूर्व मतदाताओं को “प्रमाणिक 
फोटो मतदाता पर्ची" बांटी जाएगी , 


PART II - I] 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MARCH 30 , 2017 / CHAITRA 9 , 1939 


223 


, 


8. अतः, अब सभी संबद्ध घटकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ,निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा , यह निदेश 
देता है कि 14-03-2017, 16-03-2017 एवं 17-03-2017 को अधिसूचित किए गए जम्मू एंव कश्मीर में 02 -श्रीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
एवं 03 - अनन्तनागनिर्वाचन क्षेत्र , केरल में 06- मलप्पुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं असम में 113- धेमाजी ( अ.ज.जा ) विधान सभा निर्वाचन 
क्षेत्र , हिमाचल प्रदेश में 36 - भोरंज ( अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्यप्रदेश में 09- अटेर एवं 89- बांधवगढ ( अ.ज.जा ) विधान सभा 
निर्वाचन क्षेत्र , पश्चिम बंगाल में 216 -कांथी दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान में 79- धौलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक 
में 214-ननजनगुड़( अ.जा) विधान सभा निर्वचान क्षेत्र एंव 224- गुन्दलुपेट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र , तमिलनाडू में 11- डॉ . राधाकृष्णन नगर 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र , झारखण्ड में 04-लिटिपाड़ा ( अ.ज.जा ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र , सिक्किम में 28 - अपर बुरटुक विधान सभा 
निर्वाचन क्षेत्र एवं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 27 - राजौरी गार्डन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान उप -निर्वाचनों के लिए सभी मतदाता 
जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं , मतदान स्थल पर मत डालने से पहले पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो 
पहचान पत्र दिखाएंगे । ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं , उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने 
लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगाः 


1. पासपोर्ट 


II. ड्राइविंग लाइसेंस 
III. राज्य / केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त 

सेवा पहचान पत्र 
IV . बैंकों / डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक 


v . पैन कार्ड 


VI. 


आधार कार्ड 


VII. 


आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड 


VIII. मनरेगा जॉब कार्ड 


IX . 


श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड 


X. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज , 


XI. निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची, एवं 


XII . 


सांसदों, विधायकों /विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र । 

9. ईपीआईसी के संबंध में , लेखन अशुद्धि , वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते मतदाता की पहचान 
ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके । यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के 
निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा जारी किया गया है, ऐसे ईपीआईसी भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगें बशर्ते 
निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान स्थल से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। यदि फोटोग्राफ 
इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब मतदाता को उपयुर्कत पैरा 8 में वर्णित किसी एक 
वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा । 

10. उक्त पैरा 8 में किसी बात के होते हुए भी , प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1950 की धारा 20 क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं , उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट ( तथा कोई 
अन्य पहचान दस्तावेज नहीं ) के आधार पर ही पहचाना जाएगा । 


आदेश से , 
के.एफ.विल्फ्रेड, प्रधान सचिव 


आदेश से , 
चन्द्र भूषण कुमार, मुख्य चुनाव अधिकारी, दिल्ली 


224 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MARCH 30 , 2017 / CHAITRA 9 , 1939 


[PART II- I 


NOTIFICATION 


Delhi, the 27th March . 2017 


F.No.CEO/COE/102(23)/2017/12974.—The following is published for general information. 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


ORDER 


Delhi, the 23rd March , 2017 


No. 3 /4 /ID /ECI/LET/ FUNC / JUD /SDR /VOL.II/ 2017. — 1. Whereas, Section 61 of the Representation of the 
People Act, 1951 provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine 


electors to vote under section 62 of that Act more effective , provisions may be made by rules under that Act for use of 
Electors Photo Identity Card for electors as the means of establishing their identity at the time of polling ; and 


2 . Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a 
view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of Electors 
Photo Identity Card to electors bearing their photographs at State cost ; and 


3 . Whereas, Rules 49H ( 3) and 49K (2 ) (b ) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a 
constituency have been supplied with Electors Photo Identity Card under the said provisions of Rule 28 of the Registration 
of Electors Rules, 1960 , the electors shall produce their Electors Photo Identity Card at the polling station and failure or 


refusal on their part to produce those Electors Photo Identity Card may result in the denial of permission to vote ; and 


4 . 


Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear 


use 


that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll , it is also dependent upon the 

of the Electors Photo Identity Card , where provided by the Election Commission at State cost, as the means of 
establishing their identity at the time of polling and that both are to be used together ; and 


5 . 


Whereas , the Election Commission made an Order on the 28th August , 1993 , directing the issue of Electors Photo 


Identity Card ( EPIC ) to all electors, according to a time bound programme; and 


6 . 


Whereas, Electors Photo Identity Card have been issued to a substantially large number of electors in the States of 


Assam , Himachal Pradesh , Jharkhand, Jammu & Kashmir , Karnataka, Kerala , Madhya Pradesh , NCT of Delhi, 
Rajasthan , Sikkim , Tamil Nadu , West Bengal; and 


7 . 


Whereas, in addition the Commission has directed that “Authenticated Photo Voters Slip shall be distributed to the 


electors before the date of poll for the current bye Elections ; 


8 . Now , therefore , after taking into account all relevant factors and the legal and factual position , the Election 
Commission hereby directs that for current bye elections from 02 - Srinagar Parliament Constituency & 03-Anantnag 
Parliament Constituency in Jammu & Kashmir, 06 - Malappuram Parliament Constituency in Kerala , 113 
Dhemaji (ST) Assembly Constituency in Assam , 36 - Bhoranj(SC ) Assembly Constituency in Himachal Pradesh , 09 
Ater Assembly Constituency & 89 - Bandhavgarh (ST) Assembly Constituency in Madhya Pradesh , 216 Kanthi 
Dakshin Assembly Constituency in West Bengal, 79 - Dholpur Assembly Constituency in Rajasthan , 214 - 
Nanjangud (SC ) Assembly Constituency & 224- Gundlupet Assembly Constituency in Karnataka , 11- Dr. 
Radhakrishnan Nagar Assembly Constituency in Tamil Nadu, 04 – Litipara ( ST) Assembly Constituency in 


Jharkhand, 28 -Upper Burtuk Assembly Constituency in Sikkim , 27 – Rajouri Garden Assembly Constituency in 


PART II - I] 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT . : MARCH 30 , 2017 / CHAITRA 9 , 1939 


225 


NCT of Delhi, which have been notified on 14-03-2017 , 16-03-2017 and 17-03-2017 all electors who have been issued 


EPIC shall produce the EPIC for their identification at the polling station before casting their votes. Those electors who are 
not able to produce the EPIC shall produce one of the following alternative photo identity documents for establishing their 
identity: 


( i) 


Passport; 


( ii ) Driving License ; 


(iii ) Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central /State Govt. PSUs/Public Limited 


Companies; 


(iv ) Passbooks with photograph issued by Bank / Post Office ; 


( v ) PAN Card ; 


(vi) Smart Card issued by RGI under NPR ; 


(vii ) MNREGA Job Card ; 


(viii ) Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour ; 


(ix ) Pension document with photograph , 


( x ) 


Authenticated Photo Voter Slip issued by the election machinery; and 


( xi) Official identity cards issued to MPs /MLAs/MLCs 


(xii) Aadhaar Card . 


9. In the case of EPIC , clerical errors , spelling mistakes , etc. should be ignored provided the identity of the elector can be 


established by the EPIC . If an elector produces an Electors Photo Identity Card , which has been issued by the Electoral 
Registration Officer of another Assembly Constituency , such EPICs shall also be accepted for identification provided the 
name of that elector finds place in the electoral roll pertaining to the polling station where the elector has turned up for 
voting. If it is not possible to establish the identity of the elector on account of mismatch of photograph , etc. the elector 
shall have to produce one of the alternative photo documents mentioned in para 8 above . 


10. Notwithstanding anything in Para 8 above, overseas electors who are registered in the electoral rolls under Section 20A of 

the Representation of the People Act , 1950 , based on the particulars in their Passport, shall be identified on the basis of 
their original passport only ( and no other identity document) in the polling station . 

By Order, 
K. F. WILFRED , Principal Secy . 


By Order , 
CHANDRA BHUSHAN KUMAR , Chief Electoral Officer, Delhi 


226 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MARCH 30 , 2017 / CHAITRA 9 , 1939 


[PART II- I 


कार्यालय मुख्य चुनाव अधिकारी, दिल्ली 


अधिसूचना 


दिल्ली, 27 मार्च, 2017 
फा.सं.मु.चु.अ. / चु.सं. / 102 ( 24) /2017/12969.—निम्नलिखित को सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया 
जाता है: 


भारत निर्वाचन आयोग 


निदेश 


दिल्ली, 22 मार्च, 2017 


सं. 576/3 ई.वी.एम. / ईसीआई / पत्र / व्यावहारिक / विधिक / एसडीआर / खण्ड- II / 2017- यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 की धारा 61 क में यह उपबधित है कि मतदान मशीनों द्वारा मत ऐसी रीति से डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगें जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसे 
निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करे; तथा 


2. 


यतः आयोग ने जम्मू एवं कश्मीर में 02 - श्रीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 03- अनन्तनाग निर्वाचन क्षेत्र , केरल में 06 - मलप्पुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
एवं असम में 113- धेमाजी ( अ.ज.जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र , हिमाचल प्रदेश में 36 – भारंज ( अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र , मध्य प्रदेश में 09 - अटेर एवं 
89– बांधवगढ ( अ.ज.जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में 216– कांथी दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान में 79 – धौलपुर विधान सभा 
निर्वाचन क्षेत्र , कनार्टक में 214 - ननजनगुड ( अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं 224 -गुन्दलुपेट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडू में 11- डॉ. राधाकृष्णन 
नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखण्ड में 04 -लिटिपाड़ा ( अ.ज.जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र , सिक्किम में 28 - अपर बुरटुक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं 
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 27 - राजौरी गार्डन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की परिस्थितियों पर विचार किया हैं , और वह संतुष्ट है कि उपर्युक्त संसदीय एवं 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उपलब्ध है, तथा मतदान कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को 
दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए प्रशिक्षित है तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं । 


3. 


अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा जम्मू एवं कश्मीर में 02 – श्रीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 03 - अनन्तनाग निर्वाचन क्षेत्र , केरल में 
06 - मलप्पुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं असम में 113 - धेमाजी ( अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र , हिमाचल प्रदेश में 36 – भारंज ( अ.जा.) विधान सभा 
निर्वाचन क्षेत्र , मध्य प्रदेश में 09 - अटेर एवं 89 –बांधवगढ ( अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र , पश्चिम बंगाल में 216– कांथी दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 
राजस्थान में 79-धौलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, कनार्टक में 214 -ननजनगुड (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं 224 - गुन्दलुपेट विधान सभा निर्वाचन 
क्षेत्र, तमिलनाडू में 11 - डॉ . राधाकृष्णन नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र , झारखण्ड में 04 -लिटिपाड़ा ( अ.ज.जा ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र , सिक्किम में 
28 - अपर बुरटुक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 27 - राजौरी गार्डन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, जहां पर उप –निर्वाचन हो रहे हैं , को 
ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिसमें 14.03.2017 , 16.03.2017 एवं 17.03.2017 को अधिसूचित किए गए लोकसभा एवं 
राज्य विधान सभाओं के वर्तमान उप –निर्वाचनों में ,निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन निर्धारित रीति से इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से 
मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएगें तथा जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय - समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए गए है । 


आदेश से , 
के.एफ.विल्फेड, प्रधान सचिव 


आदेश से, 
चन्द्र भूषण कुमार, मुख्य चुनाव अधिकारी, दिल्ली 


PART II- I] 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MARCH 30 , 2017 / CHAITRA 9 , 1939 


227 


OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER , DELHI 


NOTIFICATION 


Delhi, the 27th March , 2017 


F.No.CEO/COE/102(24)/2017/12969.—The following is published for general information. 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


DIRECTION 


Delhi, the 22nd March , 2017 


No. 576 /3/EVM /ECI/LET/FUNC /JUD /SDR /Vol- II /2017/—Whereas, Section 61A of the Representation of the 
People Act, 1951 , provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed , 
may be adopted in such constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each 
case specify ; and 


2. Whereas, the Commission has considered the circumstances in 02 -Srinagar Parliamentary Constituency & 03 - Anantnag 
Parliamentary Constituency in Jammu & Kashmir , 06 -Malappuram Parliamentary Constituency in Kerala , 113 
Dhemaji (ST ) Assembly Constituency in Assam , 36 -Bhoranj(SC ) Assembly Constituency in Himachal Pradesh , 09 - Ater 
Assembly Constituency & 89 - Bandhavgarh ( ST ) Assembly Constituency in Madhya Pradesh , 216 -Kanthi Dakshin 
Assembly Constituency in West Bengal, 79-Dholpur Assembly Constituency in Rajasthan , 214 -Nanjangud (SC ) Assembly 
Constituency & 224 - Gudlupet Assembly Constituency in Karnataka , 11 - Dr. Radhakrishnan Nagar Assembly Constituency 
in Tamil Nadu , 04-Litipara (ST) Assembly Constituency in Jharkhand , 28 -Upper Burtuk Assembly Constituency in Sikkim 
and 27 -Rajouri Garden Assembly Constituency in NCT of Delhi, and is satisfied that sufficient number of Electronic 
Voting Machines are available for taking the poll in the abovementioned Parliamentary/ Assembly Constituencies, the 
polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and the electors are also fully 
conversant with the operation of the Electronic Voting Machines ; 
3. Now , therefore , the Election Commission of India hereby specifies 02- Srinagar Parliamentary Constituency & 03 
Anantnag Parliamentary Constituency in Jammu & Kashmir, 06 -Malappuram Parliamentary Constituency in Kerala , 113 
Dhemaji (ST) Assembly Constituency in Assam , 36 -Bhoranj( SC ) Assembly Constituency in Himachal Pradesh , 09- Ater 
Assembly Constituency & 89-Bandhavgarh (ST ) Assembly Constituency in Madhya Pradesh , 216 - Kanthi Dakshin 
Assembly Constituency in West Bengal, 79 -Dholpur Assembly Constituency in Rajasthan , 214 -Nanjangud ( SC ) Assembly 
Constituency & 224 -Gudlupet Assembly Constituency in Karnataka, 11- Dr. Radhakrishnan Nagar Assembly Constituency 
in Tamil Nadu , 04 - Litipara (ST ) Assembly Constituency in Jharkhand , 28 -Upper Burtuk Assembly Constituency in Sikkim 
and 27 - Rajouri Garden Assembly Constituency in NCT of Delhi, as the Constituencies in which the votes at the current 
bye - elections to the House of the People and State Legislative Assemblies from the said Constituencies notified on 14-03 
2017 , 16.03.2017 & 17.03.2017 shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines in the manner 
prescribed under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from 
time to time on the subject. 


By Order, 


K.F.WILFRED , Principal Secy . 


By Order, 


CHANDRA BHUSHAN KUMAR , Chief Electoral Officer , Delhi 


Uploaded by Dte . of printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 

ALOK 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2017.04.06 
16:21:47 + 05 30 


KUMAR 


